पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 332] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023--- आषाढ़ 23, शक 1945 


राजभवन 
रायपुर 


रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2023 
अधिसूचना 


क्रमांक 3801 / एफ.39 / पी.एस.जी. / 2023. - छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री की सलाह 
पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य को मंत्री नियुक्त किया है : 


क्रमांक नाम 
1. श्री मोहन मरकाम 


माननीय राज्यपाल ने उक्त मंत्री को शुक्रवार दिनांक 14-07-2023 को प्रातः 11.30 बजे पद तथा गोपनीयता की 
शपथ ग्रहण कराई | 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अमृत कुमार खलखो, राज्यपाल के सचिव. 


663 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


